निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 माघ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 113 ) पटना , वृहस्पतिवार , 8 फरवरी 2018 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

5 फरवरी 2018 
सं० जे०डी०ई० - मिस 01 - 05 / 2017 – 997 — स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण 
अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रधान 
सचिव / सचिव, गृह विभाग को अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग, किसी व्यक्ति 
(विदेशी सहित ) को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार करने में लगे रहने से रोकने के प्रयोजनार्थ 
निरूद्ध करने का आदेश पारित करने सहित, करने हेतु प्राधिकृत करती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्र शेखर सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 8 फरवरी 2018 


The 5th February 2018 
No .-J/D . E -Misc.- 1-05 /2017 -997 — In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 3 
of the prevention of illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1988 ( Central Act, 46 of 
1988), the state Government hereby authorizes Principal Secretary/ Secretary of the Home Department to 
exercise all or any of the power conferred under section 3 of the Act, including power to make an order 
directing any person ( including a foreigner) be detained for the purpose of preventing him from engaging in 
illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances. 

By order of theGovernor of Bihar , 

CHANDRA SHEKHAR SINGH , 
Additional Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 113- 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


